SHANT 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 चैत्र , 1940 ( श० ) 


संख्या- 403 राँची, गुरुवार , 


5 अप्रैल , 2018 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
8 फरवरी , 2018 


संख्या -14/ स्थानीयता नीति -14-04/2018 का० 1072 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०-916, दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित 
जिलों में जिलास्तर के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को 
प्राथमिकता देने संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा भारत के संविधान के संबंधित उपबंधों एवं अन्य राज्यों में एतदर्थ 
लागू प्रावधानों के संदर्भ में करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति में श्री रामकुमार पाहन , माननीय सदस्य , 
झारखण्ड विधान सभा को सदस्य के रूप में एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है | 

2. अधिसूचना सं0-916, दिनांक 2 फरवरी, 2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
उक्त अधिसूचना की अन्य कंडिकाएं यथावत रहेंगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


निधि खरे , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 403 -- 50 


